निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 124) पटना , शुक्रवार , 9 फरवरी 2018 


सं० 08 / आरोप - 01 - 109 / 15 - 14472 / सा०प्र० 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


15 नवम्बर 2017 


कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल के पदस्थापन काल से संबंधित कतिपय आरोपों की जाँच हेतु 
संकल्प ज्ञापांक - 6174 दिनांक 24 .05 .2017 द्वारा श्री नसीब लाल दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 681 / 11 के विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही के विचाराधीन रहने के क्रम में ही आयुक्त, मगध प्रमंडल, 
गया - सह - संचालन पदाधिकारी का पत्रांक - 3009 दिनांक 25.08.2017 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने आरोपित पदाधिकारी 
( नसीब लाल दास) की दिनांक 06.08. 2017 को मृत्यु हो जाने के आलोक में विभागीय कार्यवाही का अभिलेख वापस 
करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की । विभागीय पत्रांक - 8811 दिनांक 18. 07 .2017 की 
कंडिका - 4 द्वारा इस संबंध में निम्न प्रावधान किये गये है : 


"विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में , विचारण के किसी भी चरण में , आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो 
जाने की स्थिति में , संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु 
की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा। " 


बिहार गजट ( असाधारण) , 9 फरवरी 2018 


उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 6174 दिनांक 24.05.2017 
द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 124 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


